सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

29 भाद्र , 1938 ( श० ) 
संख्या- 690 राँची, बुधवार , 

20 सितम्बर , 2017 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


आदेश 
6 जुलाई, 2017 


संख्या- 5/ आरोप- 1-574/ 2014 का .-7814-- श्री रघुनन्दन दास, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० ( कोटि 
क्रमांक- 484/ 03 ), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पथरगामा के विरूद्ध भांजपुर पोखर जीर्णोधार 
के लिए अभिकर्ता को बिना कार्य के द्वितीय अग्रिम देने एवं राशि गबन करने संबंधी आरोप में श्री 
दास को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया था , जिसमें ये दिनांक 5 दिसम्बर , 2011 से दिनांक 
19 दिसम्बर, 2011 तक पथरगामा थाना काण्ड सं0- 131/1998 जि०आ नं0-799/ 1998 एवं टि . आर . 
नं०- 188 / 2013 के संबंध में न्यायिक हिरासत में रहे है । 

2. उक्त आरोपों हेतु विभागीय आदेश सं०-1910, दिनांक 25 फरवरी, 2012 द्वारा उक्त 
न्यायिक हिरासत की अवधि दिनांक 5 दिसम्बर , 2011 से 19 दिसम्बर , 2011 तक के लिये 
झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 99 के अधीन श्री दास को निलम्बित किया गया । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 20 सितम्बर , 2017 


3. न्यायिक दण्डाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में श्री दास के विरूद्ध दायर उक्त थाना 
काण्ड सं०-131/1998 जि . आ नं०- 799/1998 एवं टि. आर . नं०-188/ 2013 में आरोपों की सम्पुष्टि 
नहीं होने पर इन्हें बरी कर दिया गया है । 

4. श्री दास के आवेदन , दिनांक 18 अप्रैल , 2016 द्वारा निलंबन दिनांक 
5 दिसम्बर , 2011 से दिनांक 19 दिसम्बर , 2011 तक विनियमित करने का अनुरोध किया 
गया है । 

5. श्री दास से प्राप्त आवेदन के समीक्षोपरांत इनके निलंबन अवधि दिनांक 
5 दिसम्बर , 2011 से दिनांक 19 दिसम्बर , 2011 तक को सेवा संहिता के नियम- 97(2 ) के तहत् 
कर्तव्य अवधि के रूप विनियमित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सूर्य प्रकाश, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 690 -- 50 


